33_ पता ।५0७व 5/72044 3:22 7/॥ ०७७ 433 


अहिंसा 


पण्डित सुखलाल संघवी 





ड़ 


ऊअ हिंसा का सिद्धांत आर्य-परम्परा में 

बहुत ही प्राचीन है और उसका 

आदर सभी आर्यशाखाओं में एक- 

सा रहा है। फिर भी प्रजा-जीवन के विस्तार के 
साथ-साथ तथा विभिन्‍न धार्मिक परम्पराओं के 
विकास के साथ-साथ, उस सिद्धांत के विचार 
तथा व्यवहार में भी अनेकमुखी विकास हुआ 
देखा जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि अहिंसा- 
विषयक विचार के मुख्य दो स्रोत प्राचीन काल 
से ही आर्य परम्परा में बहने लगे थे। एक स्रोत 


७&- 


मुख्यत: श्रमण-जीवन के आश्रय से बहने लगा, 
जब कि दूसरा स्रोत तो ब्राह्मण-परम्परा-- 
चतुर्विध आश्रम-- के जीवन-विचार के सहारे 
प्रवाहित हुआ। अहिंसा के तात्त्विक विचार में 
उक्त दोनों स्रोतों में कोई मतभेद देखा नहीं जाता। 
पर उसके व्यावहारिक पहलू या जीवनगत 
उपयोग के बारे में उक्त दो स्रोतों में ही नहीं, 
बल्कि प्रत्येक श्रमण एवं ब्राह्मण-स्रोत की 
छोटी-बड़ी अवांतर शाखाओं में भी, नाना प्रकार 
के मतभेद तथा आपसी विरोध देखे जाते हैं। 


33 5पता।। 9५0७ 4 5/7/2044 3:22 70 88७ 434 


434 


उसका प्रधान कारण जीवन-दृष्टि का भेद है। 
श्रमण परम्परा की जीवन-दृष्टि प्रधानतः 
वैयक्तिक और आध्यात्मिक रही है, जब कि 
ब्राह्मण परम्परा को जीवन-दृष्टि प्रधानतया 
सामाजिक या लोक-फसंग्राहक रही है। पहली में 
लोक-संग्रह तभी तक इष्ट है जब तक वह 
आध्यात्मिकता का विरोधी न हो। जहाँ उसका 
आध्यात्मिकता से विरोध दिखाई दिया वहाँ पहली 
दृष्टि लोक-संग्रह की ओर उदासीन रहेगी या 
उसका विरोध करेगी। जब कि दूसरी दृष्टि में 
लोक-संग्रह इतने विशाल 
पैमाने पर किया गया है कि 


दुःख और भय का कारण होने 


७&- 


3. वध्य जीवों का क़द, उनकी संख्या तथा 
उनकी इंद्रिय आदि सम्पत्ति के तारतम्य के ऊपर 
हिंसा के दोष का तारतम्य अवलम्बित नहीं है; 
किंतु हिंसक के परिणाम या वृत्ति की तीब्रता- 
मदता, सज्ञानता-अज्ञानता या बल प्रयोग की 
न्यूनाधिकता के ऊपर अवलम्बित है। ऐसा 
कोटिक्रम | 

उपर्युक्त तीनों बातें भगवान्‌ महावीर के 
विचार तथा आचार में से फलित होकर आममों में 
ग्रंथित हुई हैं। कोई एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह 

कैसा ही आध्यात्मिक क्‍यों 


न हो, पर वह संयमलक्षी 
जिससे उसमें आध्यात्मिकता से हिंसामात्र वर्ज्य है। यह जीवनधारण का भी प्रश्न 
और भौतिकता परस्पर अहिंसा-सिद्धांत की उपपत्ति है।.. पता है तब उसमें से 
टकराने नहीं पाती। हिंपा का अर्थ यहाथि उपर्युक्त विश्लेषण तथा 

आग किया प्राणनाश करना या दुःख देना है, . टिक्रम अपने आप ही 
आगमों में अहिंसा तथापि हिंसाजाश टोए का फलित हो जाता है। इस 
का निरूपण आधार तो मात्र प्रमाद अर्थात्‌ दृष्टि से देखा जाए तो 


श्रमण परम्परा की अहिंसा 


रागद्वेषादि ही है। अगर 


कहना पड़ता है कि आगे 


संबंधी विचारधारा का प्रमाद या आसक्ति न हो तो केवल जैन-वाड्मय में पाए 


एक प्रवाह अपने विशिष्ट ग्रायवाझ फिया राहि हे जाने वाले अहिंसा के 
रूप से बहता था, जो आ नहीं सकता | यह अहिंसा ऊहापोह पर जब हम 
कालक्रम से आगे जाकर का विझलेयए है। दृष्टिपात करते हैं, तब हमें 


दीर्घ तपसवी भगवान्‌ 

महावीर के जीबन में 

उदात्त रूप में व्यक्त हुआ। हम उस प्रकटीकरण 
को 'आचाराज़् ', 'सूत्रकृताडुग' आदि प्राचीन 
जैन आममों में स्पष्ट देखते हैं। अहिंसा-धर्म 
की प्रतिष्ठा तो आत्मौपम्य की दृष्टि में से ही 
हुई थी, पर उक्त आगमों में उसका निरूपण 
और विश्लेषण इस प्रकार हुआ है : 

१. दुःख और भय का कारण होने से 
हिंसामात्र वर्ज्य है। यह अहिंसा सिद्धांत की 
उपपत्ति। 

2. हिंसा का अर्थ यद्यपि प्राणनाश करना 
या दुःख देना है, तथापि हिंसाजन्य दोष का 
आधार तो मात्र प्रमाद अर्थात्‌ रागद्वेषादि ही है। 
अगर प्रमाद या आसक्ति न हो तो केवल प्राणनाश 
हिंसा कोटि में आ नहीं सकता, यह अहिंसा का 
विश्लेषण । 


स्पष्ट दिखाई देता है कि 
जैन-वाड्मय का अहिंसा 
संबंधी ऊहापोह मुख्यतया: चार बलों पर 
अवलम्बित है। पहला तो यह कि वह प्रधानत: 
साधु जीवन का ही अतएव नवकोटिक-पूर्ण अहिंसा 
का ही विचार करता है। दूसरा यह कि वह ब्राह्मण 
परम्परा में विहित मानी जाने वाली और प्रतिष्ठित 
समझी जाने वाली यज्ञीय आदि अनेकविध हिंसाओं 
का विरोध करता है। तीसरा यह कि वह अन्य 
श्रमण परम्पराओं के त्यागी जीवन की अपेक्षा भी 
जैन श्रमण का त्यागी जीवन विशेष नियंत्रित रखने 
का आग्रह रखता है। चौथा यह कि वह जैन परम्परा 
के ही अवांतर फ़िरक़ों में उत्पन्न होने वाले 
पारस्परिक विरोध के प्रश्नों के निराकरण का भी 
प्रयत्न करता है। 
नवकोटिक-पूर्ण अहिंसा के पालन का 
आग्रह भी रखना और संयम या सद्गुण विकास 


33 5पता। [3५0७व4 5/7/2044 3:22 7 7886७ 435 


की दृष्टि से जीवन निर्वाह का समर्थन भी 
करना-- इस विरोध में से हिंसा के द्रव्य, भाव 
आदि भेदों का ऊहापोह फलित हुआ और अंत 
में एक मात्र निश्चय सिद्धांत यही स्थापित हुआ 
कि आख़िर को प्रमाद ही हिंसा है। अप्रमत्त 
जीवन व्यवहार देखने में हिंसात्मक हो तब भी 
वह वस्तुत: अहिंसक ही है। जहाँ तक इस 
आख़िरी नतीजे का संबंध है वहाँ तक श्वेताम्बर- 
दिगम्बर आदि किसी भी जैन फ़िरक़े का इसमें 
थोड़ा भी मतभेद नहीं है। 


७&- 


435 


यह विचार जैन और बौद्ध परम्परा में एक-सा 
मान्य है, फिर भी हम देखते हैं कि पुराकाल से 
जैन और बौद्ध परम्परा के बीच अहिंसा के संबंध 
में पारस्परिक खण्डन-मण्डन बहुत हुआ है। 
सूत्रक़ताड़ जैसे प्राचीन आगम में भी अहिंसा 
संबंधी बौद्ध मंतव्य का खण्डन है। इसी तरह 
मज्झिमनिक्राय जैसे पिटक ग्रंथों में भी जैन 
अहिंसा का सपरिहास खण्डन पाया जाता है। 
उत्तरवर्ती निर्युक्ति आदि जैन ग्रंथों में तथा 

अभिधर्मक्रोष आदि बौद्ध 


सब फिरक़ों की दोनों ु ग्रंथों में भी वही पुराना 
विचारसरणी, परिभाषा जब जैन-बौद्ध दोनों परम्पराएँ खण्डन-मण्डन नये रूप में 
और दलीलें एक-सी हैं। वैदिक हिंसा की एक-सी देखा जाता है। जब जैन- 


(देखो 'ज्ञानबिंदु” में विरोधिनी हैं और जब दोनों की अहिंसा बौद्ध दोनों परापराएँ 


टिप्पणी पृ. 79 से) 


संबंधी व्याख्या में कोई तात्तिक बैदिक हिंसा की एक-सी 
मतभेद नहीं, तब पहले से ही 4 8 3/म हे 


विरोधिनी हैं और जब 


वैदिक हिंसा का विरोध... दोनों में पारस्परिक खण्डन-मण्डन दोनों की अहिंसा संबंधी 


वैदिक परम्परा में यज्ञ, 
अतिथि श्राद्ध आदि अनेक 
निमित्तों में होने वाली जो 
हिंसा धार्मिक मानकर प्रतिष्ठित क़रार दी जाती 
थी उसका विरोध सांख्य, बौद्ध और जैन परम्परा 
ने एक-सा किया है, फिर भी आगे जाकर इस 
विरोध में मुख्य भाग बौद्ध और जैन का ही रहा 
है। जैन वाड्मयगत अहिंसा के ऊहापोह में उक्त 
विरोध की गहरी छाप और प्रतिक्रिया भी है। 
पद-पद पर जैन साहित्य में वैदिक हिंसा का 
खण्डन देखा जाता है । साथ ही जब वैदिक लोग 
जैनों के प्रति यह आशंका करते हैं कि अगर 
धार्मिक हिंसा भी अ-कर्तव्य है, तो तुम जैन लोग 
अपनी समाज रचना में मंदिर निर्माण, देवपूजा 
आदि धार्मिक कृत्यों का समावेश अहिंसक रूप 
से कैसे कर सकोगे इत्यादि। इस प्रश्न का 
खुलासा भी जैन वाड्मय के अहिंसा संबंधी 
ऊहापोह में सविस्तार पाया जाता है। 


जैन-बौद्ध के बीच विरोध का कारण 
प्रमाद-मानसिक दोष ही मुख्यतः हिंसा है और 
उस दोष में से जनित प्राण-नाश ही हिंसा है-- 


क्यों शुरू हुआ और चल 
पड़ा-- यह एक प्रश्न है। 


व्याख्या में कोई तात्त्विक 
मतभेद नहीं, तब पहले से 
ही दोनों में पारस्परिक 
खण्डन-मण्डन क्यों शुरू हुआ और चल पड़ा-- 
यह एक प्रश्न है। इसका जवाब जब हम दोनों 
परम्पराओं के साहित्य को ध्यान से पढ़ते हैं, तब 
मिल जाता है । खण्डन-मण्डन के अनेक कारणों 
में से प्रधान कारण तो यही है कि जैन परम्परा ने 
नवकोटिक अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या को अमल 
में लाने के लिए जो बाह्य प्रवृत्ति को विशेष 
नियंत्रित किया वह बौद्ध परम्परा ने नहीं किया। 
जीवन-संबंधी बाह्य प्रवृत्तियों के अति नियंत्रण 
और मध्यममार्गीय शैथिल्य के प्रबल भेद में से 
ही जैन और बौद्ध परम्पराएँ आपस में खण्डन- 
मण्डन में प्रवृत्त हुईं। इस खण्डन-मण्डन का भी 
जैन वाड्मय के अहिंसा संबंधी ऊहापोह में खासा 
हिस्सा है, जिसका कुछ नमूना ज्ञानबिंदु के 
टिप्पणों में दिये हुए जैन और बौद्ध अवतरणों से 
जाना जा सकता है। जब हम दोनों परम्पराओं के 
खण्डन-मण्डन को तटस्थ भाव से देखते हैं तब 
निःसंकोच कहना पड़ता है कि बहुधा दोनों ने 
एक दूसरे को ग़लत रूप से ही समझा है। इसका 


33 50त॥ ॥9५0७4 5/7/2044 3:22 7॥ 2०8७ 436 


436 


एक उदाहरण मज्झियनिक्राय का उपालिसुत्त और 
दूसरा नमूना सूत्रक़ृताड़ (. . 2. 24-32; 2. 
6. 26-28) का है। 


अहिंसा की कोटि की हिंसा 
जैसे-जैसे जैन साधु-संघ का विस्तार होता गया 
और जुदे-जुदे देश तथा काल में नयी-नयी 
परिस्थिति के कारण नये-नये प्रश्न उत्पन्न होते 
गये, वैसे-वैसे जैन तत्त्वचिंतकों ने अहिंसा की 
व्याख्या और विश्लेषण में से एक स्पष्ट नया 
विचार प्रकट किया। वह यह कि अगर अप्रमत्त 
भाव से कोई जीव-विराघना-हिंसा हो जाए या 
करनी पड़े तो वह मात्र अहिंसाकोटि की अतएव 
निर्दोष ही नहीं है, बल्कि वह गुण (निर्जरा) वर्धक 
भी है। इस विचार के अनुसार, साधु पूर्ण अहिंसा 
का स्वीकार कर लेने के बाद भी अगर संयत जीवन 
की पुष्टि के निमित्त, विविध प्रकार की हिंसारूप 
समझी जाने वाली प्रवृत्तियाँ करता है तो वह 
संयमविकास में एक क़दम आगे बढ़ता है। 

यही जैन परिभाषा के अनुसार निश्चय- 
अहिंसा है। जो त्यागी बिल्कुल वस्त्र आदि 
रखने के विरोधी थे, वे मर्यादित रूप में वस्त्र 
आदि उपकरण (साधन) रखने वाले साधुओं 
को जब हिंसा के नाम पर कोसने लगे, तब 
उस्त्रादि के समर्थक त्यागियों ने उसी निश्चय- 
सिद्धांत का आश्रय लेकर जवाब दिया कि 
केवल संयम के धारण और निर्वाह के वास्ते 
ही, शरीर की तरह मर्यादित उपकरण आदि का 
रखना अहिंसा का बाधक नहीं । जैन साधु-संघ 
की इस प्रकार की पारस्परिक आचारभेदमूलक 
चर्चा के द्वारा भी अहिंसा के ऊहापोह में बहुत- 
कुछ विकास देखा जाता है, जो ओघनिर्युक्ति 
आदि में स्पष्ट है। 

कभी-कभी अहिंसा की चर्चा शुष्क तर्क 
की-सी हुई जान पड़ती है। एक व्यक्ति प्रश्न 
करता है कि अगर वस्त्र रखना ही है तो वह 
बिना फाड़े अखण्ड ही क्‍यों न रखा जाए, 
क्योंकि उसके फाड़ने से जो सूक्ष्म अणु उड़ेंगे 
वे जीवघातक ज़रूर होंगे। इस प्रश्न का जवाब 
भी उसी ढंग से दिया गया है । जवाब देने वाला 


७&- 


कहता है कि अगर वस्त्र फाड़ने से फैलने वाले 
सूक्ष्म अणुओं के द्वारा जीवधात होता है, तो तुम 
जो हमें वस्त्र फाड़ने से रोकने के लिए कुछ 
कहते हो उसमें भी तो जीवघात होता है न ?-- 
इत्यादि। अस्तु! जो कुछ हो, पर हम 
जिनभद्रगणि की स्पष्ट वाणी में जैन परम्परा- 
सम्मत अहिंसा का पूर्ण स्वरूप पाते हैं। वे कहते 
हैं कि स्थान सजीव हो या निर्जीव, उसमें कोई 
जीव घातक हो जाता हो या कोई अघातक ही 
देखा जाता हो, पर इतने मात्र से हिंसा या 
अहिंसा का निर्णय नहीं हो सकता। हिंसा 
सचमुच प्रमाद-- अयतना-- असंयम में ही है, 
फिर चाहे किसी जीव का घात न भी होता हो। 
इसी तरह अगर अप्रमाद या यतना-- संयम 
सुरक्षित है, तो जीवघात दिखाई देने पर भी 
वस्तुतः अहिंसा ही है। 


जैन ऊहापोह की क्रमिक भूमिकाएँ 
उपर्युक्त विवेचन से अहिंसा संबंधी जैन ऊहापोह 
की क्रमिक भूमिकाएँ इस प्रकार फलित होती हैं: 

4. प्राण का नाश हिंसा रूप होने से उसको 
रोकना ही अहिंसा है। 

2. जीवन धारण की समस्या में से फलित 
हुआ कि जीवन-- ख़ास कर संयमी जीवन के 
लिए अनिवार्य समझी जाने वाली प्रवृत्तियाँ करते 
रहने पर अगर जीवघात हो भी जाए तो भी यदि 
प्रमाद नहीं है तो वह जीवघात हिंसा रूप न होकर 
अहिंसा ही है। 

3. अगर पूर्णरूपेण अहिंसक रहना हो तो 
वस्तुतः और सर्वप्रथम चित्तगत क्लेश (प्रमाद) 
का ही त्याग करना चहिए। यह हुआ तो अहिंसा 
सिद्ध हुई। अंहिसा का बाह्य प्रवृत्तियों के साथ 
कोई नियत संबंध नहीं है। उसका नियत संबंध 
मानसिक प्रवृत्तियों के साथ है। 

4. वैयक्तिक या सामूहिक जीवन में ऐसे 
भी अपवाद आते हैं जब कि हिंसा मात्र अहिंसा 
ही नहीं रहती, प्रत्युत वह गुणवर्धक भी बन जाती 
है। ऐसे आपवादिक स्थानों में अगर कही जाने 
वाली हिंसा से डरकर उसे आचरण में न लाया 
जाए तो उलटा दोष लगता है। 


33 50त॥॥ ॥9५0७4 5/7/2044 3:22 7/ 2०8७ 437 


जैन एवं मीमांसक आदि के बीच साम्य 

जैन अहिंसा के उत्सर्ग-अपवाद की यह चर्चा 
ठीक अक्षरश: मीमांसा और स्मृति के अहिंसा 
संबंधी उत्सर्ग अपवाद की विचारसरणी से 
मिलती है। अंतर है तो यही कि जहाँ जैन 


. सव्वे पाणा न हतव्वा 

2. साधुजीवन की अशक्यता का प्रश्न। 

3. शास्त्रविहित प्रवृत्तियों में हिंसा का अभाव, 
अभाव,अर्थात्‌ निषिद्धाचरण ही हिंसा है। 


७&- 


437 


विचार-सरणी साधु या पूर्णत्यागी के जीवन को 
लक्ष्य में रखकर प्रतिष्ठित हुई है वहाँ मीमांसक 
और स्मार्तों की विचारसरणी गृहस्थ, त्यागी सभी 
के जीवन को केकेंद्र-स्थान में रख कर प्रचलित 
हुई है। दोनों का साम्य इस प्रकार है-- 


4. मा हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि 

2.चारों आश्रम के सभी प्रकार के 
अधिकारियों के जीवन की तथा तत्संबंधी 
कर्तव्यों की अशक्यता का प्रश्न। 

3, शास्त्रविहित प्रवृत्तियों में हिंसा दोष का 
अर्थात्‌ निषिद्धाचरण ही हिंसा। 


यहाँ यह ध्यान रहे कि जैन तत्त्वज्ञ 'शास्त्र' शब्द से जैन शास्त्र को--ख़ासकर साधु-जीवन के 
विधि-निषेध प्रतिपादक शास्त्र को ही लेता है; जबकि वैदिक तत्त्वचिंतक शास्त्र शब्द से उन 
सभी शास्त्रों को लेता है, जिन में वैयक्तिक, कौटुम्बिक सामाजिक, धार्मिक और राजकीय आदि 
सभी कर्तव्यों का विधान है। 


4. अंततोगत्वा अहिंसा का मर्म जिनाज्ञ के-- 
जैन शास्त्र के यथावत्‌ अनुसरण में ही है। 


अहिंसा की भावना का 
विकास : नेमिनाथ की करुणा 

भगवान पार्श्वनाथ के पहले निर्गथ-परम्परा 
में यदुकुमार नेमिनाथ हो गये हैं। उनकी अर्ध- 
ऐतिहासिक जीवन-कथाओं में एक घटना का जो 
उल्लेख मिलता है, उसे निर्गन्‍्थ-परम्परा की 
अहिंसक भावना का एक सीमा-चिह्न कहा जा 
सकता है। लग्न-विवाहादि सामाजिक उत्सव- 
समारंभों में जीमने-जिमाने और आमोद-प्रमोद 
करने का रिवाज्ञ तो आज भी चालू है, पर उस 
समय ऐसे समारंभों में नानाविध पशुओं का वध 
करके उनके मांस से जीमन को आकर्षित बनाने 
की प्रथा आम तौर से थी। ख़ास कर क्षत्रियादि 
जातियों में तो यह प्रथा और भी रूढ़ थी। इस 
प्रथा के अनुसार लग्न के निमित्त किये जाने वाले 
उत्सव में वध करने के लिए एकत्र किये गये हरिन 





4. अंततोगत्वा अहिंसा का तात्पर्य बेद 
तथा स्मृतियों की आज्ञा के पालन में ही 
है। 

(द.औ.चि ख. 2, पृ. 4॥2-47) 


देख विविध पशुओं का आररत्तनाद सुनकर 
नेमिकुमार ने ठीक लग्न के मौक़े ही करुणारद्द्र 
होकर अपने ऐसे लग्न का संकल्प ही छोड़ दिया, 
जिसमें पशुओं का वध करके मांस का खाना- 
खिलाना प्रतिष्ठित माना जाता रहा। नेमिकुमार के 
इस करुणामूलक ब्रह्मचर्यवास का उस समय 
समाज पर ऐसा असर पड़ा और क्रमश: वह असर 
बढ़ता गया कि धीरे-धीरे अनेक जातियों ने 
सामाजिक समारम्भों में मांस खाने-खिलाने की 
प्रथा को ही तिलांजलि दे दी। सम्भवत: यही ऐसी 
पहली घटना है जो सामाजिक व्यवहारों में अहिंसा 
की नींव पड़ने की सूचक है। नेमिकुमार यादव- 
शिरोमणि देवकी-नंदन कृष्ण के अनुज थे। जान 
पड़ता है कि इस कारण से द्वारका और मथुरा के 
यादवों पर अच्छा असर पड़ा। 


33 5पता। 9५0७ 4 5/7/2044 3:22 70 288७ 438 


438 


पाएवनाथ का हिंसा विरोध 


७&- 


की छत्रछाया में और भी 


इतिहास-काल में भगवान महावीर की उग्र अहिंसापरायण समृद्ध किया। सम्प्रति ने 


पार््वनाथ का स्थान है। 
उनकी जीवनी कह रही है 


जीवन-यात्रा तथा एकाग्र 
तपस्या ने तत्कालीन अनेक 


केवल अपने अधीन राज्य- 
प्रदेशों में ही नहीं, बल्कि 


कि उन्होंने अहिंसा की प्रभावशाली ब्राह्मण व क्षत्रियों को अपने राज्य की सीमा के 
भावना को विकसित करने अहिंसा- भावना की ओर खीचा। बाहर भी-जहाँ 
के लिए एक दूसरा ही क्रम. फलत:ः जनता में सामाजिक तथा. अहिंसामूलक जीवन- 


उठाया। पज्चाग्नि जैसी 


धार्मिक उत्सवों में अहिंसा की 


व्यवहार का नाम भी न 


तामस तपस्याओं में सूक्ष्म: भावना ने जड़ जमाई, जिसके ऊपर था-- अहिंसा-भावना का 


स्थूल प्राणियों का विचार 


आगे की निर्ग्रंथ-परम्परा की 


फ़ैलाव किया। अहिंसा- 


बिना किये ही आग जलाने अगली पीढ़ियों की कारगुज़ारी का भावना के उस स्रोत की 


की प्रथा थी, जिससे कभी- 
कभी ईंधन के साथ अन्य 
प्राणी भी जल जाते थे। 
काशीराज अश्वपति के पुत्र पार्श्वनाथ ने ऐसी 
हिंसाजनक तपस्या का घोर विरोध किया और 
धर्म-क्षेत्र में अविवेक से होने वाली हिंसा के 
त्याग की ओर लोकमत तैयार किया। 


भगवान महावीर द्वारा की 

गयी अहिंसा की प्रतिष्ठा 

पार्श्वनाथ द्वारा पुष्ट की गयी अहिंसा की भावना 
नि्ग्रंथनाथ ज्ञातपुत्र महावीर को विरासत में मिली । 
उन्होंने यज्ञ-यागादि जैसे धर्म के जुदे-जुदे क्षेत्रों 
में होने वाली हिंसा का तथागत बुद्ध की तरह 
आत्यंतिक विरोध किया और धर्म के प्रदेश में 
अहिंसा की इतनी अधिक प्रतिष्ठा दी कि इसके 
बाद तो अहिंसा ही भारतीय धर्मों का प्राण बन 
गयी। भगवान महावीर की उग्र अहिंसापरायण 
जीवन-यात्रा तथा एकाग्र तपस्या ने तत्कालीन 
अनेक प्रभावशाली ब्राह्मण व क्षत्रियों को 
अहिंसा-भावना की ओर खीचा। फलत: जनता 
में सामाजिक तथा धार्मिक उत्सवों में अहिंसा की 
भावना ने जड़ जमाई, जिसके ऊपर आगे की 
निर्ग्रंथ-परम्परा की अगली पीढ़ियों की कारगुज़ारी 
का महल खड़ा हुआ है। 


अहिंसा के अन्य प्रचारक 
अशोक के पौत्र सम्प्रति ने अपने पितामह के 
अहिंसक संस्कार की विरासत को आर्य सुहस्ति 


महल खड़ा हुआ है। 


बाढ़ में अनेक का हाथ 
अवश्य है, पर निर्ग्रथ 
अनगारों का तो इसके 
सिवाय और कोई ध्येय ही नहीं रहा है। वे भारत 
में पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण जहाँ-जहाँ गये वहाँ 
उन्होंने अहिंसा की भावना का ही विस्तार किया 
और हिंसामूलक अनेक व्यसनों के त्याग की जनता 
को शिक्षा देने में ही निर्ग्रंथ-धर्म की कृतकृत्यता 
का अनुभव किया। जैसे शंकराचार्य ने भारत के 
चारों कोनों पर मठ स्थापित करके ब्रह्माद्ठैत का 
विजय-स्तम्भ रोपा है, वैसे ही महावीर के अनुयायी 
अनगार निर्ग्रंथों ने भारत जैसे विशाल देश के चारों 
कोनों में अहिंसाद्वैत की भावना के विजय-स्तम्भ 
रोप दिये हैं-- ऐसा कहा जाए तो अत्युक्ति न 
होगी। लोकमान्य तिलक ने इस बात को यूँ कहा 
कि गुजरात की अहिंसा-भावना जैनों की ही देन 
है, पर इतिहास हमें कहता है कि वैष्णवादि अनेक 
वैदिक परम्पराओं की अहिंसामूलक धर्मवृत्ति में 
निर्ग्रंथ सम्प्रदाय का थोड़ा-बहुत प्रभाव अवश्य 
काम कर रहा है। उन वौदिक सम्प्रदायों के प्रत्येक 
जीवनव्यवहार की छानबीन करने से कोई भी 
विचारक यह सरलता से जान सकता है कि इसमें 
निर्ग्रथों की अहिंसा-भावना का पुट अवश्य है। 
आज भारत में हिंसामूलक यज्ञ-यागादि धर्म-विधि 
का समर्थक भी यह साहस नहीं कर सकता है कि 
वह यजमानों को पशुवध के लिए प्रेरित करे। 
आचार्य हेमचंद्र ने गुर्जरपति परममाहेश्वर 
सिद्धराज तक को बहुत अंशों में अहिंसा की 
भावना से प्रभावित किया। इसका फल अनेक 


33 50त॥॥ ॥9५0७4 5/7/2044 3:22 7॥ 2०8७ 439 


दिशाओं में अच्छा आया। अनेक देव-देवियों के 
सामने ख़ास-ख़ास पर्वों पर होने वाली हिंसा रुक 
गयी और ऐसी हिंसा को रोकने के व्यापक 
आंदोलन की एक नींव पड़ गयी। सिद्धराज का 
उत्तराधिकारी गुर्जरपति कुमारपाल तो परमार्हत 
ही था। वह सच्चे अर्थ में परमार्हत इसलिए माना 
गया कि उसने जैसी और जितनी अहिंसा की 
भावना पुष्ट की और जैसा उसका विस्तार किया 
वह इतिहास में बेजोड़ है। कुमारपाल की 
'अमारि-घोषणा' इतनी लोकप्रिय बनी कि आगे 
के अनेक निर्ग्रथ और उनके गृहस्थ-शिष्य 
'अमारि-घोषणा' को अपने जीवन का ध्येय 
बनाकर ही काम करने लगे। आचार्य हेमचंद्र के 
पहले कई निर्ग्रथों ने 


७&- 


439 


दया का ही उपदेश दिया है, जो भारत की आत्मा 
में अहिंसा की गहरी जड़ की साक्षी है। 

महात्मा गाँधी जी ने भारत में नव-जीवन 
का प्राण प्रस्पंदित करने का संकल्प किया, तो 
वह केवल अहिंसा की भूमिका के ऊपर ही | यदि 
उनको अहिंसा की भावना का ऐसा तैयार क्षेत्र न 
मिलता, तो वे शायद ही इतने सफल होते। 

(द. औ. चिं. ख. 2 पृ. 75-78) 


अहिंसा और अमारि 

मानव-प्रकृति में हिंसा और अहिंसा के तत्त्व रहे 
हुए हैं। भारत में उसके मूल निवासियों की और 
बाद में उनके विजेता के रूप में प्रसिद्ध आर्यों की 
समृद्धि के समय अनेक 


मांसाशी जातियों को हीरविजयसूरि ने अकबर जैसे प्रकार के बलिदान एवं 
अहिंसा की दीक्षा दी थी. धारत-सम्राट से भिक्षामेंइतनाही शेयाग की प्रथा थी और 
और निग्रथ-संघ में याँगा कि उह होणा के लिए उसमें केवल पशुपक्षी ही 


ओसवाल-पोरवाल आदि नहीं तो कुछ ख़ास-ख़ास तिथियों पर नहीं, बल्कि मनुष्य तक 


वर्ग स्थापित किये थे। 


अमारि-घोषणा जारी करें। 


की बलि दी जाती थी। 


शक आदि विदेशी जातियाँ अकबर के उस पथ पर जहाँगीर आदि धार्मिक समझा जाने वाला 


भी अहिंसा के चेप से बच 


उनके वंशज भी चले। जो जन्म 


हिंसा का यह प्रकार इतनी 


नसकों | हीरविजयसूरि ने से ही मांसाशी थे उन मुगल सम्राटों द्वारा ईे तक फैला हुआ था कि 
अकबर जैसे भारत-सम्राट. अहिंसा का हटाना किख्णाए ऋरगना बह उसकी प्रतिक्रिया के रूप 


से भिक्षा में इतना ही माँगा 
कि वह हमेशा के लिए 
नहीं तो कुछ ख़ास-ख़ास 
तिथियों पर अमारि-घोषणा जारी करें। अकबर 
के उस पथ पर जहाँगीर आदि उनके वंशज भी 
चले। जो जन्म से ही मांसाशी थे उन मुगल 
सम्राटों द्वारा अहिंसा का इतना विस्तार कराना 
यह आज भी सरल नहीं है। 

आज भी हम देखते हैं कि जैन-समाज ही 
ऐसा है, जो जहाँ तक सम्भव हो विविध क्षेत्रों में 
होने वाली पशु-पक्षी आदि की हिंसा को रोकने 
का सतत प्रयत्न करता है। इस विशाल देश में 
जुदे-जुदे संस्कारवाली अनेक जातियाँ अड़ोस- 
पड़ोस में बसती हैं। अनेक जन्म से ही मांसाशी 
भी है। फिर भी जहाँ देखो वहाँ अहिंसा के प्रति 
लोकरुचि तो है ही | मध्यकाल में ऐसे अनेक संत 
और फ़क़ीर हुए जिन्होंने एक मात्र अहिंसा और 


आज भी सरल नहीं है। 


में दूसरी ओर हिंसा का 
विरोध शुरू हुआ था। 
अहिंसा की भावना 
वाले ऐसे पंथ तो भगवान महावीर और बुद्ध के 
पहले भी स्थापित हो चुके थे। ऐसा होने पर भी 
अहिंसा-तत्त्व के अनन्य पोषक एवं अहिंसा की 
आज की चालू गंगोत्री के रूप में जो दो महान्‌ 
ऐतिहासिक पुरुष हमारे समक्ष हैं वे भगवान 
महावीर और बुद्ध ही हैं। उनके समय में और 
उनके पीछे भारत में अहिंसा को जो पोषण मिला 
है, उसका जितने प्रकार से और जितनी दिशा में 
प्रचार हुआ है तथा अहिंसा तत्त्व के बारे में जो 
शास्त्रीय और सूक्ष्म विचार हुआ है उसकी तुलना 
भारत के बाहर किसी भी देश के इतिहास में प्राप्त 
नहीं हो सकती। दुनिया के दूसरे देशों और दूसरी 
जातियों पर असाधारण प्रभाव डालने वाला, 
उनकी जीतने वाला और सर्वदा के लिए उनका 


33 5पता।। 9५0७ 4 5/7/2044 3:22 7 8७ 440 


440 


मन हरने वाला कोई तत्त्व भारत में उत्पन्न हुआ 
हो, तो वह हज़ारों वर्षों से आज तक लगातार 
कमोबेश रूप में प्रचलित और विकसित अहिंसा- 
तत्त्व ही है। 


अशोक, सम्प्रति और खारवेल 
अहिंसा के प्रचारक जैन एवं बौद्ध संघों की 
व्यवस्थित स्थापना के पश्चात्‌ उनका प्रचार कार्य 
चारों ओर ज़ोरों से चलने लगा। इसके प्रमाण 
आज भी विद्यमान है। महान्‌ सम्राट अशोक के 
धर्मानुशासनों में जो आदेश है उससे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उसने उत्सवों और समारम्भों में हिंसा 
न करने की आज्ञा दी थी, अथवा एक प्रकार से 
लोगों के समक्ष वैसा न करने की अपनी इच्छा 
उसने प्रदर्शित की थी। स्वयं हिंसामुक्त हो, 
फ़क़ीरी अपनाकर राजदण्ड धारण करने वाले 
अशोक की धर्मज्ञाओं का प्रभाव प्रत्येक पंथ के 
लोगों पर कितना पड़ा होगा इसकी कल्पना करना 
मुश्किल नहीं है । राजकीय आदेशों द्वारा अहिंसा 
के प्रचार का यह मार्ग अशोक के आगे रुक गया 
हो ऐसी बात नहीं है। उसके पौत्र और प्रसिद्ध 
जैन राजा सम्प्रति ने उस मार्ग का अनुसरण किया 
था और अपने पितामह की अहिंसा की भावना 
को उसने अपने ढंग से और अपनी रीति से खूब 
पोसा था। राजा, राजकुट॒ुम्ब और बड़े-बड़े 
अधिकारी अहिंसा के प्रचार की ओर उन्मुख हो 
इस पर से दो बातें सहज भाव से ज्ञात होती है। 
एक तो यह कि अहिंसा-प्रचारक संघों ने किस 
हद तक प्रगति की थी कि जिसका असर महान्‌ 
सम्राटों पर भी पड़ा था, और दूसरी बात यह कि 
लोगों को अहिंसा-तत्त्व कितना रुचिकर हुआ था 
अथवा उनमें दाख़िल हुआ था कि जिसके कारण 
वे अहिंसा की घोषणा करने वाले ऐसे राजाओं 
का बहुमान करने लगे थे। कलिंगराज आर्हत 
सम्राट्‌ खारवेल ने भी इस दिशा में खूब प्रयत्न 
किये होंगे ऐसा उसके कार्यों से लगता है। 
बीच-बीच में बलिदान वाले यज्ञ के युग 
मानवप्रकृति में से उदित होते गये ऐसा इतिहास 
स्पष्ट कहता है, फिर भी सामान्य रूप से देखने 
पर भारत में तथा भारत के बाहर उपर्युक्त दोनों 


७&- 


अहिंसाप्रचारक संघों के कार्य ने अधिक सफलता 
प्राप्त की है। दक्षिण एवं उत्तर-भारत के 
मध्यकालीन जैन और बौद्ध राजाओं तथा 
राजकुट॒म्बों एवं अधिकारियों का सर्वप्रथम कार्य 
अहिंसा के प्रचार का ही रहा होगा ऐसा मानने 
के अनेक कारण हैं । 


कुमारपाल और अकबर 

पश्चिम भारत के प्रभावशाली राज्यकर्ता परम 
आर्हत कुमारपाल की अहिंसा तो इतनी अधिक 
प्रसिद्ध है कि बहुत-से लोगों को वह आज 
अतिशयतापूर्ण लगती है। मुगल सम्राट्‌ अकबर 
का मन जीतने वाले त्यागी, जैन भिक्षु 
हीरविजयसूरि और उनके अनुगामी शिष्यों द्वारा 
बादशाहों के पास से अहिंसा के बरे में प्राप्त 
किये गये फ़रमान सदा के लिए इतिहास में अमर 
रहेंगे। इनके अतिरिक्त राजाओं, ज़मींदारों, उच्च 
अधिकारियों तथा गाँव के अगुओं की ओर से 
भी हिंसा न करने के जो वचन दिये गये थे वे 
यदि हम प्राप्त कर सके तो इस देश में अहिंसा 
प्रचारक संघ ने अहिंसा का वातावरण जमाने में 
कितना पुरुषार्थ किया था इसकी कुछ कल्पना 
की जा सकती है। 


अहिंसा के प्रचार का 

एक प्रमाण : पिंजरापोल 

अहिंसा के प्रचार के एक सबल प्रमाण के रूप 
में हमारे यहाँ पिंजरापोल की संस्था चली आ रही 
है। यह परम्परा कब से और किस के द्वारा 
अस्तित्व में आयी यह निश्चित रूप से कहना 
कठिन है, फिर भी गुजरात में उसके प्रचार एवं 
उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए ऐसा मानने का मन 
हो आता है कि पिंजरापोल संस्था को व्यापक 
रूप देने में सम्भवत: कुमारपाल और उनके 
धर्मगुरु आचार्य हेमचंद्र का मुख्य हाथ रहा हो। 
समग्र कच्छ, सौराष्ट्र एवं गुजरात तथा राजस्थान 
के अमुक भाग का कोई ऐसा प्रसिद्ध नगर या 
अच्छी बस्तीवाला क़स्बा शायद ही मिले जहाँ 
पिंजरापोल न हो। अनेक स्थानों पर तो छोटे- 
छोटे गाँवों तक में भी प्राथमिक शालाओं 


33 50त॥8॥ ॥9५0७4 5/7/2044 3:22 7 2०8७ 44॥ 


(प्राइमरी स्कूल) की भाँति पिंजरापोल की 
शाखाएँ है। ये सब पिंजरापोल मुख्यतः: पशुओं 
को और अशक्त पक्षियों को बचाने का और 
उनकी देखभाल रखने का कार्य करती है। हमारे 
पास इस समय निश्चित आँकड़ें नहीं हैं, परंतु 
मेरा स्थूल अनुमान है कि प्रतिवर्ष इन पिंजरापोलो 
के पीछे जैन पचास लाख से कम ख़र्च नहीं करते 
होंगे और इन पिंजरापोलों के आश्रय में अधिक 
नहीं तो लाख के क़रीब छोटे-बड़े जीव पोषण 
पाते होंगे। गुजरात के बाहर के भागों में जहाँ- 
जहाँ गोशालाएँ चलती हैं वहाँ सर्वत्र आमतौर पर 


७&- 


क्दा 


में मानवजाति के लिए दयावृत्ति कम हो अथवा 
तो उसके लिए कुछ भी न किया गया हो ऐसी 
कल्पना करना भी विचार-शक्ति के बाहर की 
बात है। हमारे देश का आतिथ्य प्रसिद्ध है और 
यह आतिथ्य मानवजाति का ही उपलक्षक है। 
देश में लाखों त्यागी और साधु-संन्यासी हो गये 
हैं और आज भी हैं। वे आतिथ्य अथवा मानव 
के प्रति लोगों की वृत्ति का एक निदर्शन है। 
अपाहिजों, अनाथों और बीमारों के लिए अधिक 
से अधिक करने का विधान ब्राह्मण, बौद्ध और 
जैन शास्त्रों में आता है, जो तत्कालीन लोकरुचि 


सिर्फ़ गायों की ही रक्षा की का प्रतिघोष ही है। 
जाती है । गौशालाएँ भी देश मानवजाति की सेवा की 
में बहुत है और उनमें हीरविजयसूरि ने अकबर जैसे प्रतिदिन बढ़ती जाती 
हज़ारों गायें रक्षण पाती हैं।. भारत-सप्राट से भिक्षा में इतना ही. आवश्यकता के कारण 
पिंजरापोल की संस्था हो नहीँ तो से कि वह हमेशा के का तथा पड़ोसी-धर्म की 
या गोशाला की संस्था हो, हीं तो कुछ ख़ास-ख़ास तिथियों पर महत्ता सर्वप्रथम होने से 


परंतु यह सब पशुरक्षण की 
प्रवृत्ति अहिंसाप्रचारक संघ 
के पुरुषार्थ पर ही 


अमारि-घोषणा जारी करें। 
अकबर के उस पथ पर जहाँगीर आदि 
उनके वंशज भी चले। जो जन्म 


बहुत बार कई लोग 
आवेशवश एवं ज़ल्दबाज़ी 
में अहिंसा-प्रेमी लोगों को 


डावलास्थित है ऐफ कोई से 4 34903 थे उन मुगल सप्राटों द्वारा ऐसा कह देते हैं कि 
भी विचारक कहे बिना अहिंसा का इतना विस्तार कराना यह. उनकी अहिंसा चींटे-चाँटे 


शायद ही रहे। इसके 
अलावा चींटियों को आटा 
डालने की प्रथा तथा जलचरों को आटे की 
गोलियाँ खिलाने की प्रथा, शिकार एवं देवी के 
भोगों को बंद कराने की प्रथा-- यह सब अहिंसा 
की भावना का ही परिणाम है। 


मानवजाति की सेवा करने की प्रवृत्ति 

अब तक हमने पशु, पक्षी तथा दूसरे जीवजंतुओं 
के बारे में ही विचार किया। अब हम मानवजाति 
की ओर उन्मुख हों । देश में दानप्रथा इतनी प्रचण्ड 
रूप से चलती थी कि उसकी वजह से कोई 
मनुष्य शायद ही भूखा रहता। भयंकर और 
व्यापक लम्बे अकालों में जगडूशा जैसे दानी 
गृहस्थों ने अपने अन्न-भण्डार तथा ख़जाने खोल 
दिये थे इसके विश्वस्त प्रमाण विद्यमान है। जिस 
देश में पशुपक्षी एवं दूसरे क्षुद्र जीवों के लिए 
करोड़ों रुपयों का ख़र्च किया जाता हो उस देश 


आज भी सरल नहीं है। 


और बहुत हुआ तो पशु- 
पक्षी तक गयी है, 
मानवजाति तथा देशबंधुओं तक उसका बहुत कम 
प्रसार हुआ है। परंतु यह विधान योग्य नहीं है 
इसके लिए नीचे की बातें पर्याप्त समझी जाएगी। 

4. प्राचीन और मध्यकाल को एक ओर 
रखकर यदि अंतिम सौ वर्षों में छोटे-बड़े और 
भयंकर अकालों तथा दूसरी प्राकृतिक आपत्तियों 
को लेकर उस समय का इतिहास देखें, तो उनमें 
अन्न-कष्ट से पीड़ित मनुष्यों के लिए अहिंसा- 
पोषक संघ की ओर से कितना-कितना किया 
गया है ! कितना अन्न बाँटा गया है। औषधोपचार 
और कपड़ों के लिए भी कितना किया गया है! 
उदाहरणार्थ वि.स. 956 का अकाल लें, जिसका 
ब्योरा प्राप्त किया जा सकता है। 

2. अकाल या वैसी कोई दूसरी प्राकृतिक 
आपत्ति न हो उस समय भी छोटे गाँवों तक में 
यदि कोई भूखे मर रहा हो तो ऐसा ज्ञात हो तो 


33 50त॥॥ ॥9५0७4 5/7/2044 3:22 7 288७ 442 


442 


उसके लिए महाजन अथवा कोई एकाध गृहस्थ 
क्या और किस तरह सहायता करता है इसकी 
जानकारी प्राप्त की जाए। 

3. आधे करोड़ जितने फ़क़ीरों, बाबाओं 
और साधु-संतों का वर्ग अधिकांशत: श्रम किये 
बिना ही दूसरे साधारण श्रमिकवर्ग जितने ही सुख 
और आराम से हमेशा निभता आया है और अब 
भी निभ रहा है। 


अमारि का निषेधात्मक और भावात्मक 

रूप : अहिंसा और दया 

अहिंसा अथवा अमारि के- दो रूप हैं : 
निषेधात्मक और उसमें से फलित होने वाला 
भावात्मक। किसी को आघात न पहुँचाना अथवा 
किसी को अपने दुख का, उसकी अनिच्छा से, साझी 
न बनाना, यह निषेधात्मक अहिंसा है। दूसरे के दुख 
में हाथ बँटना अथवा तो अपनी सुख-सुविधा का 
लाभ दूसरे को देना, यह भावात्मक अहिंसा है। यही 
भावात्मक अहिंसा दया अथवा सेवा कहीं जाती है। 
सुविधा की दृष्टि से हम उक्त दोनों प्रकार की 
अहिंसा का अनुक्रम से अहिंसा और दया इन दो 
नामों से व्यवहार करेंगे। अहिंसा एक ऐसी वस्तु है 
जिस की दया की अपेक्षा कही अधिक मूल्यवत्ता 
होने पर भी वह दया की भाँति एकदम सबकी नज़र 
में नहीं आती | दया को लोकगम्य कहें, तो अहिंसा 
को स्वगम्य कह सकते हैं। अहिंसा का अनुसरण 
करने वाला मनुष्य उसकी सुगंध का अनुभव करता 
है। उसका लाभ तो अनिवार्यत: दूसरों को मिलता 
है, परंतु बहुत बार लाभ पाने वाले तक को उस 
लाभ के कारण रूप अहिंसातत्त्व का ख़याल तक 
नहीं आता और उस अहिंसा का सुंदर प्रभाव दूसरों 
के मन पर पड़ने में बहुत बार काफ़ी लम्बा समय 
बीत जाता है। दया के बारे में इससे उलट है। दया 
एक ऐसी वस्तु है, जिसके पालने वाले की अपेक्षा 
उसका लाभ उठाने वाले को ही वह अधिक सुगंध 
देती है। दया का सुंदर प्रभाव दूसरों के मन पर पड़ने 
में समय नहीं लगता । इससे दया खुली तलवार की 
तरह सबकी दृष्टि में आ जाए ऐसी वस्तु है। 
इसीलिए उसके आचरण में ही धर्म की प्रभावना 
दिखती है। 


७&- 


समाज के व्यवस्थित धारण एवं पोषण के 
लिए अहिंसा एवं दया दोनों की अनिवार्य 
आवश्यकता है । जिस समाज और जिस राष्ट्र में 
जितने अंश में दूसरों का उत्पीड़न अधिक होता 
हो, निर्बलों के अधिकार अधिक कुचले जाते हों, 
वह समाज अथवा वह राष्ट्र उतना ही अधिक 
दुखी और गुलाम होगा। इससे विपरीत, जिस 
समाज और जिस राष्ट्र में एक वर्ग का दूसरे वर्ग 
पर अथवा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर 
जितना त्रास कम अथवा दूसरे निर्बलों के 
अधिकारी की जितनी अधिक रक्षा, उतना ही वह 
समाज और वह राष्ट्र अधिक सुखी और स्वतंत्र 
होगा। इसी प्रकार जिस समाज और जिस राष्ट्र 
में सबल व्यक्तियों की ओर से निर्बलों के लिए 
अपनी सुख-सुविधा का जितना भोग दिया 
जाएगा, जितनी उनकी अधिक सेवा की जाएगी, 
उतना वह समाज और वह राष्ट्र अधिक स्वस्थ 
और सम्पन्न होगा। इससे उल्टा, जितनी अधिक 
स्वार्थ-वृत्ति होगी उतना ही अधिक वह समाज 
पामर और छिन्न-भिन्‍न होगा। इस प्रकार हम 
समाजों और राष्ट्रों के इतिहास पर से जो एक 
निश्चित परिणाम निकाल सकते हैं वह यह कि 
अहिंसा और दया ये दोनों जितने आध्यात्मिक 
हित करने वाले तत्त्व हैं उतने ही वे समाज और 
राष्ट्र के धारक एवं पोषक तत्त्व भी हैं। 

इन दोनों तत्त्वों की जगत के कल्याण के 
लिए समान आवश्यकता होने पर भी अहिंसा की 
अपेक्षा दयावृत्ति को जीवन में उतारना कुछ सरल 
है। अंतर्दर्शन के बिना अहिंसा को जीवन में 
उतारना शक्य नहीं है, परंतु दया तो जिन्हें 
अंतर्दर्शन नहीं हुआ है ऐसे हमारे-जैसे साधारण 
लोगों के जीवन में भी उतर सकती है। 

अहिंसा नकारात्मक होने से दूसरे किसी 
को त्रास देने के कार्य से मुक्त रहने में वह आ 
जाती है और उसमें बहुत बारीक़ी से विचार न 
किया हो तो भी उसका अनुसरण विधिपूर्वक 
शब्द है, जबकि दया के बारे में ऐसा नहीं है। 
भावात्मक होने से और उसके आचरण का आधार 
संयोग और परिस्थिति पर रहने से दया के पालन 
में विचार करना पड़ता है, बहुत सावधान रहना 


33 5पता।। 9५0७ 4 5/7/2044 3:22 7 8७ 443 


पड़ता है और देश-काल की स्थिति का ख़ूब 
ध्यान रखना पड़ता है। 
(द. आ. चिं. भा. , पृ. 45-456) 


संथारा और अहिंसा 

हिंसा का मतलब है-- प्रमाद या रागद्वेष या 
आसक्ति। उसका त्याग ही अहिंसा है। जैन ग्रंथों 
में प्राचीन काल से चली आने वाली आत्मघातू 
की प्रथाओं का निषेध किया है। पहाड़ से गिरकर, 
पानी में डूबकर, ज़हर खाकर आदि प्रथाएँ मरने 


७&- 


443 


विषम समय आ गया तब यदि सचमुच संयमप्राण 
हो तो वह देहरक्षा की परवाह नहीं करेगा। मात्र 
देह की बलि देकर भी अपनी विशुद्ध 
आध्यात्मिक स्थिति को बचा लेगा; जैसे कोई 
सच्ची सती दूसरा रास्ता न देखकर देह-नाश के 
द्वारा भी सतीत्व बचा लेती है। पर उस अवस्था 
में भी वह व्यक्ति न किसी पर रुष्ट होगा, न 
किसी तरह भयभीत और न किसी सुविधा पर 
तुष्ट। उसका ध्यान एकमात्र संयत जीवन को 
बचा लेने और समभाव की रक्षा में ही रहेगा। 


की थी और है-- धर्म के जब तक देह और संयम 
नाम पर भी और दुनियावी दोनों की समान भाव से 
कारणों से भी। जैसे पुश अंतर्दर्शन के बिना अहिंसा को रक्षा करता हो, तब तक 
आदि की बलि धर्म रूप में जीवन में उतारना शकक्‍्य नहीं दोनों की रक्षा कर्तव्य है, 


प्रचलित है वैसे ही है, परंतु दया तो जिन्हें अंतर्दर्शन नहीं... पर एक की ही पसंदगी 


आत्मबलि भी प्रचलित 
रही, और कहीं-कहीं अब 


हुआ है ऐसे हमारे-जैसे 
साधारण लोगों के जीवन में भी 


करने का सवाल आवे तब 
हमारे जैसे देहरक्षा पसंद 


भी है, ख़ासकर शिव या उतर सकती है। अहिंसा नकारात्मक करेंगे और आध्यात्मिक 


शक्ति के सामने। 


होने से दूसरे किसी को त्रास 


संयम की उपेक्षा करेंगे, 


एक तरफ़ से ऐसी देने के कार्य से मुक्त रहने में वह आ . जबकि समाधिमरण का 
प्रथाओं का निषेध और जाती है और उसमें बहुत बारीक़ी अधिकारी उलटा करेगा। 


दूसरी तरफ़ से प्राणांत 
अनशन या संथारे का 


से विचार न किया हो तो 
भी उसका अनुसरण है-- दैहिक और 


जीवन तो दोनों ही 


विधान। यह विरोध ज़रू  विधिपूर्वक शक्‍्य है, जबकि दया. आध्यात्मिक । जो जिसका 


उलझन में डालने वाला है, 
पर भाव समझने पर कोई 
भी विरोध नहीं होता। 
जैनधर्म ने जिस प्राणनाश का निषेध किया है वह 
प्रमाद या आसक्तिपूर्वक किये जाने वाले प्राणनाश 
का हो | किसी ऐहिक या पारलौकिक सम्पत्ति की 
इच्छा से, कामिनी की कामना से और अन्य 
अभ्युदय की वांच्छा से धर्मबुध्या तरह-तरह के 
आत्मवध होते रहे हैं। जैनधर्म कहता है वह 
आत्मवध हिंसा है, क्योंकि उसका भी यदि उसी 
भाव से या डर से या लोभ से किया जाए तो वह 
हिंसा ही है। उसे जैनधर्म करने की आज्ञा नहीं 
देता। जिस प्राणांत अनशन का विधान है, वह है 
समाधिमरण। 

जब देह और आध्यात्मिक सद्‌गुण- 
संयम-- इनमें से एक ही की पसंदगी करने का 


के बारे में ऐसा नहीं है। 


अधिकारी होता है, वह 
कसौटी के समय पर उसी 
को पसंद करता है। और 
ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन वाले व्यक्ति के लिए 
प्राणांत अनशन की इजाजत है; पामरों, भयभीतों 
या लालचियों के लिए नहीं। अब आप देखेंगे कि 
प्राणांत अनशन देहरूप घर का नाश करके भी 
दिव्य जीवनरूप अपनी आत्मा को गिरने से बचा 
लेता है । इसलिए वह खरे अर्थ में तात्तविक दृष्टि 
से अहिंसक ही है। 


देह का नाश आत्महत्या कब ? टीकाकारों 
को उत्तर 

जो लेखक आत्मघात रूप में ऐसे संथारे का वर्णन 
करते हैं वे मर्म तक नहीं सोचते; परंतु यदि किसी 
अति उच्च उद्देश्य से किसी पर राग-द्वेष बिना 


33 5पत। 9५0७ 4 5/7/2044 3:22 7 28७ 444 


बब4 


किये सम्पूर्ण मैत्रीभावपूर्वक निर्भय और प्रसन्न 
हृदय से बापू जैसा प्राणांत अनशन करें, तो फिर 
वे ही लेखक उस मरण को सराहेंगे, कभी 
आत्मघात न कहेंगे, क्‍योंकि ऐसे व्यक्ति का 
उद्देश्य और जीवनक्रम उन लेखकों की आँखों 
के सामने है, जबकि जैन परम्परा में संथारा करने 
वाले चाहे शुभाशयी ही क्‍यों न हो, पर उनका 
उद्देश्य और जीवनक्रम इस तरह सुविदित नहीं। 
परंतु शास्त्र का विधान तो उसी दृष्टि से है और 
उसका अहिंसा के साथ 


७&- 


हिंसा नहीं, अपितु आध्यात्मिक वीरता 
इसमें हिंसा की कोई बू तक नहीं है। यह तो उस 
व्यक्ति के लिए विधान है, जो एकमात्र 
आध्यात्मिक जीवन का उम्मीदवार और तदर्थ की 
हुई सत्प्रतिज्ञाओं के पालन में रत हो । इस जीवन 
के अधिकारी भी अनेक प्रकार के होते रहे हैं। 
एक तो वह जिसने जिनकल्प स्वीकार किया हो, 
जो आज विच्छिन्न है। जिनकलपी अकेला रहता 
है और किसी तरह किसी की सेवा नहीं लेता। 
उसके वास्ते अंतिम जीवन 


पूरा मेल भी है। इस अर्थ यदि कोई व्यक्ति अपना सारा घर की घड़ियों में किसी की 


में एक उपमा है। यदि कोई 


जलता देखकर कोशिश करने 


सेवा लेने का प्रसंग न 


व्यक्ति अपना सारा घर पर भी उसे जलने से बचा नसके तो आवे, इसलिए अनिवार्य 


जलता देखकर कोशिश 


वह क्या करेगा ? आख़िर में 


होता है कि वह सावध 


करने पर भी उसे जलने से सबको जलता छोड़कर अपने को बचा और शक्त अवस्था में ही 


बचा न सके तो वह क्‍या 


लेगा। यही स्थिति आध्यात्मिक 


ध्यान और तपस्या आदि 


करेगा ? आख़िर में सबको जीवनेच्छु की रहती है। वह ख़ामख़्वाह द्वारा ऐसी तैयारी करे कि 


जलता छोड़कर अपने को 
बचा लेगा। यही स्थिति 


देह का नाश कभी न करेगा। 
शास्त्र में उसका निषेध है। 


न मरण से डरना पड़े और 
न किसी की सेवा लेनी 


आध्यात्मिक जीवनेच्छु की प्रत्युत देहरक्षा कर्तव्य मानी गयी है, पड़े। वही. सब 


रहती है। वह ख़ामख्वाह 


पर वह संयम के निमित्त। 


जवाबदेहियों को अदा 


देह का नाश कभी न आखिरी लाचारी में ही निर्दिष्ट शर्तों करने के बाद बारह वर्ष 


करेगा। शास्त्र में उसका के साथ देहनाश समाधिमरण है तक अकेला ध्यान-तप 
निषेध है। प्रत्युत देहरक्षा और अहिंसा भी; अन्यथा करके अपने जीवन का 
कर्तव्य मानी गयी है, पर बालमरण और हिंसा। उत्सर्ग करना है। पर यह 


वह संयम के निमित्त। 
आख़िरी लाचारी में ही निर्दिष्ट शर्तों के साथ 
देहनाश समाधिमरण है और अहिंसा भी; अन्यथा 
बालमरण और हिंसा। 

भयंकर दुष्काल आदि तड़ी में देहरक्षा के 
निमित्त संयम से पतन होने का अवसर आवे या 
अनिवार्य रूप से मरण लाने वाली बीमारियों के 
कारण ख़ुद को और दूसरों को निरर्थक परेशानी 
होती हो और फिर भी संयम या सदगुण की रक्षा 
सम्भव न हो, तब मात्र संयम और समभाव की 
दृष्टि से संथारे का विधान है, जिसमें एकमात्र 
सूक्ष्म आध्यात्मिक जीवन को ही बचाने का लक्ष्य 
है। जब बापूजी आदि प्राणांत अनशन की बात 
करते हैं और मशरूवाला आदि समर्थन करते हैं, 
तब उसके पीछे यही दृष्टिबिंदु मुख्य है। 


कल्प मात्र जिनकल्‍पी के 
लिए ही है। बाक़ी के विधान जुदे-जुदे 
अधिकारियों के लिए है । उन सबका सार यह है 
कि यदि की हुई सत्प्रतिज्ञाओं के भड़ का अवसर 
आवे और वह भड़ जो सहन कर नहीं सकता 
उसके लिए प्रतिज्ञाभंभ_ की अपेक्षा 
प्रतिज्ञापालनपूर्वक मरण लेना ही श्रेयस्कर है। 
आप देखेंगे कि इसमें आध्यात्मिक वीरता है। 
स्थूल जीवन के लोभ से, आध्यात्मिक गुणों से 
च्युत होकर मृत्यु से भागने की कायरता नहीं है। 
और न तो स्थूल जीवन की निराशा से ऊबकर 
मृत्यु के मुख में पड़ने की आत्मवध कहलाने 
वाली बालिशता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से जितना 
ही निर्भय, उतना ही उसके लिए तैयार भी रहता 
है। वह जीवनप्रिय होता है, जीवन-मोही नहीं । 


33 5पता। [3५0७4 5/7/2044 3:22 7 7888 445 


सलेखना मरण को आमंत्रित करने की विधि नहीं 
है, पर अपने-आप आने वाली मृत्यु के लिए 
निर्भय तैयारी मात्र है। उसी के बाद संथारे का 
भी अवसर आ सकता है। इस तरह यह सारा 
विचार अहिंसा और तन्मूलक सदगुणों की 
तन्मयता में से ही आया है, जो आज भी अनेक 
रूप से शिष्टसम्मत है। 


बौद्धधर्म में आत्मवध 

राधाकृष्णन ने जो लिखा है कि बौद्ध-धर्म 
'स्युसाइड' को नहीं मानता, सो ठीक नहीं है। 
ख़ुद बुद्ध के समय भिक्षु छन्‍न और भिक्षु वल्कली 
ने ऐसे ही असाध्य रोग के कारण आत्मवध किया 
था, जिसे तथागत ने मान्य रखा। दोनों भिक्षु 
अप्रमत्त थे। उनके आत्मवध में फ़र्क यह है कि 
वे उपवास आदि के द्वारा धीरे-धीरे मृत्यु की 
तैयारी नहीं करते, किंतु एकबारगी शस्त्रवध से 
स्वनाश करते है, जिसे 'हरीकरी ' कहना चाहिए। 
यद्यपि ऐसे शस्त्रवध की सम्मति जैन ग्रंथों में नहीं 
है, पर उसके समान दूसरे प्रकार के वधों की 
सम्मति है। दोनों परम्पराओं में मूल भूमिका 
सम्पूर्ण रूप से एक ही है और वह मात्र 
समाधिजीवन की रक्षा। ' स्युसाइड' शब्द कुछ 
निंद्य-सा है। शास्त्र का शब्द समाधिमरण और 


७&- 


445 


पंडितमरण है, जो उपयुक्त है। उक्त छन्‍न और 
वल्कली की कथा अनुक्रम से मज्झिमनिक्राय 
और संयुक्तनिक्ाय में है। 


कतिपय सूक्‍त 
नमूने के लिए कुछ प्राकृत पद्य और उनका 
अनुवाद देता हूँ-- 
मरणपडियारथ्या ऐसा एवं चण मरणणिमित्ता । 
जह गंडच्छेआकिरिया णो आयविराहणारूवा॥ 
समाधिमरण की क्रिया मरण के निमित्त 
नहीं, किंतु उसके प्रतिकार के लिए है। जैसे फोड़े 
को नश्तर लगाना आत्मविराघना के लिए नहीं 
होता। 
जीविंयं नाभिकखेजा गरणं॑ नावि पत्थये। 
उसे न तो जीवन की अभिलाषा है और न 
मरण के लिए वह प्रार्थना ही करता है। 
अप्पा खलु संधारो हवई विसुद्धचरित्तम्थि। 
चरित्र में स्थित विशुद्ध आत्मा ही संथारा 
है। (द. औ. चिं. खं. 2, पृ. 533-536) 


साभार : 

पण्डित सुखलाल संघवी (965), जैन धर्म दवा प्राण : 
धर्म, दर्शन तथा संस्कृति का विवेचन, सस्ता साहित्य 
मण्डल, नयी दिल्‍ली. 


